रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सध्यमवक्ते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग ॥ खण्ड - उप - खण्ड (ii) . 
PART II — Section 3– Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 2 , 2012 / चैत्र 13, 1934 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 2, 2012/CHAITRA 13 , 1934 


- 


सं . 623 ] 
No . 623 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
_ ( वाणिज्य विधाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 2012 

सं. 110 ( आरई- 2010 ) / 2009 - 2014 
विषय : 6.50 ,000 टन गेहूँ उत्पादों के निर्यात के 31 - 3 - 2013 तक वैधता का विस्तार करना । 

का. आ . 710( अ): - विदेश व्यापार नीति, 2009 - 2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 
1992 (1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 61 
( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 20- 07 - 2011 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित करती है : 

2. 31 -3 -2010 तक 6,50 ,000 टन की सीमा के अधीन गेहूँ उत्पादों का निर्यात सर्वप्रथम 3- 7 -2009 को अनुमत किया गया था । इस 
अनुमति की वैधता अवधि को समय - समय पर बढ़ाया गया । इस वैधता का विस्तार 31 - 3 - 2012 को समाप्त हो चुका है । अब, वैधता अवधि 
को 31 - 3 - 2013 तक बढ़ाया जा रहा है । बाकी अन्य शतों में कोई परिवर्तन नही हैं । 

___ 3. तद्नुसार , अधिसूचना सं. 61 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 20 - 7 - 2011 के पैरा 2 की तालिका में कालम 6 , वाक्यांश 31 
मार्च, 2012 को वाक्यांश 31 मार्च, 2013 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । संशोधित तालिका निम्नानुसार होगी । 
क्रम सं. प्रशुल्क मद एचएस कोड इकाई मद विवरण निर्यात नीति प्रतिबंध का स्वरूप 
(1 ) ( 2) 

( 3) ( 4 ) 

( 5 ) . 

( 6 ) 
46क 1101 किग्रा. गेहूँ आय ( मैदा ), मुक्त 

(i) 3 जुलाई , 2009 से 31 
समोलिना( रवा/सिर्गी) , 

मार्च, 2013 तक की 
सम्पूर्ण आटा और 

अवधि के दौरान 
परिणामी आटा 

650,000 टन की सीमा 
तक निर्यात की अनुमति 


( i)निर्यात केवल सीमाशुल्क 

ईडीआई पत्तनों से 
अनुमत होगा " । 


1209 GI/ 2012 . 


. . 


THE GAZETTE OF INDIA : E . 


ORDINARY 


(PART - Sec . 3 (ii)] 


4. $# ET # 499 : 

744 - 749 2701Hitta f l 
TELA 6, 50,000 2 36461 foreta 


. 116 ( 37R $- 2008 )/2004 -09, fahia 03 - 7 - 2009 ET 31749 $673478 4877 
un 379 31- 3 - 2013. 717 @ I 

. [ 97. F. 01/91/180 / 773/994 10 /forfa x16 ] 
. . . अनुप के . पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April, 2012 

No . 110 (RE -2010 )/2009 -2014 
Subject : Validity of extension for export of 6,50, 000 tons of wheat products upto 31-3 - 2013. 

S. O . 710 (E ). -- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) read with Para 2. 1 of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014 , the CentralGovernment hereby makes 
the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 61(RE -2010 )/2009 -14 , dated 20 - 07 -2011. 


2. Export ofwheat products subject to a limitof6 ,50,000 tons upto 31-03- 2010 was initially permitted on 03 -07- 2009. 
The validity period for this permission was extended from time to time. Extension of this validity has expired on 31- 03 - 2012 . 
Now , the validity period is being extended till 31-03-2013 . All other conditions remain unchanged . . 


3. Accordingly in column 6 of the table in para 2 of Notification No.61(RE - 2010 )/2009 - 14 , dated 20 -07- 2011 the 
phrase " 31st March , 2012 " would be substituted by the phrase " 31st March , 2013 " . The revised table would be as under ; 
Tariff Item 

Unit Item 

Export Nature of Restriction 
No . HS Code 

Description Policy 


" Sl. 


. 


46A 


1101 


- 


Kg. 


Free 


Wheat Flour 
(Maida), Samoļina 
(Rava / Sirgi), 
Wholemeal atta 
and resultant atta 


(1) The export is permitted 

subject to a limit of 6 ,50 ,000 
tons during the period from 3rd 
July , 2009 to 31st March , 2013 ; 


(* ) Exports shall be allowed only 

from Customs EDI Ports ." 


4. Effect ofthis notification : 

Validity of Notification No . 116 (RE - 2008)/2004-2009 dated 3-7- 2009as amended from time to time permitting 
export of6 ,50,000 tons of wheat products through EDI ports has now been extended upto 31-03-2013 . 


[F. No . 01/91/180 /773/ AM 10/Export Cell ] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


